निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 817 ) 


26 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 18 अक्तूबर 2013 

निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

7 अक्तूबर 2013 
सं0 एम1 - 0019 / 2013 - 52 — निरहित घोषित किये गये अभ्यर्थियों से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की आदेश संख्या 
76 /बिहार - वि. स./ 2010 दिनांक 07. अगस्त, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सोहन कुमार ठाकुर , 

संयुक्त सचिव - सह 
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण), 18 अक्तूबर 2013 

भारत निर्वाचन आयोग 


आदेश 


निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 / 7 अगस्त 2013 / 16 श्रावण 1935 ( शक ) 


सं0 76 / बिहार - वि. स./ 2010 — यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा 
विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में 
उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा 
अपेक्षित उक्त सारणी के स्ताम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा 
दाखिल करने में असफल रहा है ; 

__ और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो , विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि 


उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 


अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10 - क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 4) में विनिर्दिष्ट 
व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य / संघ राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और 
सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है : 

सारणी 
क्रम । निर्वाचन का विवरण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम निरहर्ता का कारण 
की सं० एवं नाम 

व पता 


सं० 


3 


__ 2 
बिहार विधान - सभा 

का साधारण 
निर्वाचन 2010 


9 - सिकटा 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में 

असफल रहें । 


- वही 


- वही 


- वही 


3 । 


- वही - 


- वही 


- वही 


मामुर आलम 
ग्राम - भवानीपुर 
पो0 - कुर्सीबरवा, 
थाना –सिकरा, 
जिला- पश्चिम चम्पारण , बिहार | 
एजाज अहमद , 
ग्राम - सिकटा बाजार 
वार्ड नं0 3, पो0 + थाना -सिकटा 
जिला - पश्चिम चम्पारण , बिहार | 
यादव सिंह 
ग्राम - सेनुअरिया 
पो0 - कठिया मठिया 
थाना - कंगली, 
जिला - पश्चिम चम्पारण, बिहार 
| शिव नाथ सदाय, 
ग्राम + पो0 - चतुर्भुज पिपराही, 
थाना - लौकहा, जिला - मधुबनी, बिहार | 
मुकेश कुमार सिंह, 
बंगाली टोला, 
वार्ड नं0 24 फारबिसगंज , बिहार । 
श्याम सुंदर शर्मा, 
खजूरबाड़ी वार्ड नं06 , 
गांधी पथ, जोगबनी, 
बिहार । 


- वही 


40 - लौकहा 


- वही 


5 


| 


- वही 


48 – फारबिसगंज 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


बिहार गजट ( असाधारण), 18 अक्तूबर 2013 


निरहर्ता का कारण 


3 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में 

असफल रहें । 


- वही 


क्रम । निर्वाचन का विवरण । विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम 
की सं० एवं नाम 

व पता 
_ 2 
7 बिहार विधान - सभा 48 - फारबिसगंज सुरेश पासवान , 
का साधारण 

ग्राम + पोस्ट - रहिकपुर ठीलामोहन , 
निर्वाचन 2010 

थाना -सिमराहा, 
फारबिसगंज , 

बिहार । 
- वही 

- वही 

नरेश कुमार ठाकुर, 
ग्राम –पोस्ट - तिरसकुंड, फारबिसगंज , 

बिहार । 
- वही 

प्रदीप यादव, ग्राम -पोस्ट - पोठिया, 

थाना –सिमराहा, फारबिसगंज, बिहार | 
- वही 

- वही 

ललित कुमार विश्वास, भागकोहलिया , 
फारबिसगंज , 

बिहार । 
- वही 

- वही 

जितेन्द्र राय, 
वार्ड नं0 11, पोस्ट ऑफिस रोड़, 
जोगबनी, 

बिहार । 
- वही 

56 - अमौर 

टुकसी देवी, 
पो0 -मुझुआ कला, थाना - अमौर, 
जिला - पूर्णिया, 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


बिहार । 


13 | 


- वही 


89 - औराई 


- वही 


- वही 


- वही 


- वही 


15 


- वही 


93 - कुढ़नी 


- वही 


श्री सुलेमान खां , 
स्मनपुरा राजा बाजार, 
पो0बी0बी0कालेज , 
जिला - पटना, 
बिहार । 
राम बाबू शर्मा, 
ग्राम -सिधवारी, पो0 पहसौल , 
थाना - कटरा, 
बिहार । 
कलमुदीन, 
ग्राम - पोस्ट - वैशाली , 
थाना – वैशाली, जिला - वैशाली, बिहार | 
मोहम्मद बसीर, 
महल्ला, - बड़ी करबला, 
थाना - नगर, 
पो0 - जिला - मुजफ्फरपुर, 
बिहार । 
प्रमोद कुमार शर्मा, 
ग्राम – पोo - महंथ मनियारी, 
थाना – मनियारी, 
जिला - मुजफ्फरपुर, 
बिहार । 


16 


- वही - 


- वही 


- वही 


17 । 


- वही - 


93 - कुढ़नी 


- वही 


निरहर्ता का कारण 


सं० 


5 


निर्वाचन व्ययों का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में 
असफल रहें । 


- वही 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 अक्तूबर 2013 
क्रम । निर्वाचन का विवरण । विधान - सभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम 
की सं० एवं नाम 

व पता 
2 

3 
18 | 

बिहार विधान - सभा 176 - नालन्दा ललित कुमार, 
का साधारण 

मो0 - कमरूदिनगंज , 
निर्वाचन 2010 

पत्राo - बिहारशरीफ , 
थाना - लहेरी, 
जिला- नालन्दा, 

बिहार । 
19 - वही 

209 - करगहर बिन्दे कुमार, 

ग्राम – पो0 - तेन्दुनी ढिबरा 
थाना - विक्रमगंज, 
जिला - रोहतास , 

बिहार । 
- वही 

- वही 

शंकर सिंह , 
मु० - नयकागांव सासाराम नगर , 
डाकघर - सासाराम 
थाना - सासाराम , 
जिला - रोहतास, 

बिहार । 
21 - वही - 

- वही 

सुरेन्द्र प्रसाद, 
ग्राम - कौआ खोंच, 
पोस्ट - घोरडिहॉ, थाना - करगहर 
जिला - रोहतास, 
बिहार । 


20 


- वही 


- वही 


आदेश से, 
आर0 के0 श्रीवास्तव, 

प्रधान सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग । 


5 


PER JUTC (37HTETUT), 18 31 de 


2013 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001/7th August 2013 / 


16 Shravana, 1935 (Saka ) 
No . 76 /BR -LA / 2010 — Whereas, the Election Commission is satisfied that each of 
the contesting candidates specified in column (4 ) of the Table below at the General Election 
to the Legislative Assembly , 2010 from the State of Bihar as specified in column ( 2 ) held 
from the constituency specified in column ( 3) against his /her name has failed to lodge any 
account of his /her election expenses at all or in the manner as required by he Representation 
of the People Act, 1951, and the rules made there under as shown in column (5 ) of the said 
Table; 

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation 
for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the 
representation made by them , if any, is satisfied that they have no good reason or 
justification for the said failure ; 

Now , therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election 
Commission hereby declares the persons specified in column (4 ) of the Table below to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State /Union Territory for a period 
of three years from the date of this order: 


S .No. Particulars of Number & Name Name & address of the 
Election of the 

candidate 
Constituency 


Reason of 
Disqualification 


9 - Sikta 


General 
Election to 
the Legislative 
Assembly 2010 
from 
the State of 
Bihar 


Mamoor Alam , 
Vill-Bhawanipur , 
P .O .-Kursibarwa, 
P .S .- Sikta, 
Distt .- W . Champaran , 
Bihar 


Failure to lodge 
any account of 
election expenses 


ER JGC (3THTETPUT), 18 37ale 2013 
S .No. Particulars of Number & Name Name & address of the 
Election of the 

candidate 
Constituency 


Reason of 
Disqualification 


4 


9 - Sikta 


General 
Election to 
the Legislative 
Assembly 2010 
from 
the State of 
Bihar 


Ezaz Ahamad , 
Vill + P . O . P . S .- Sikta , 
Distt .- W .Champaran , 
Bihar 


Failure to lodge 
any account of 
election expenses 


-do 


-do 


-do 


Yadav Singh . 
Vill -Senuwaria, 
P .O .-Kathiya Mathiya , 
P . S .-Kangali, 
Distt.- W . Champaran , 
Bihar 


4 


- do - 


40 -Lokah 


- do 


Shri Shiv Nath Saday , 
Chaturbhuj Piprahi, 
P . S . Laukaha , 
Distt- Madhubani, 
Bihar 


-do 


48 - Forbesganj 


-do 


Mukesh Kumar Singh , 
Bangali Tola Ward No. 24 
forbesganj, 
Bihar 


- do 


-do 


Shayam Sundar Sharma, 
Khajurbari Ward No. 06 , 
Bihar. 


- do 


-do 


Suresh Pasvan , 
Mohan , P . S . Simraha , 
Bihar 


-do 


-do 


Naresh Kumar Thakur , 
Vill + Post - Tirushkund 
Forbesganj, 


Bihar 


9 


- do 


do 


-do 


Pradeep Yadav , 
Vill+ Post-Pothia , 
Forbesganj, 


Bihar 


10 


-do 


do 


-do 


Lalit Kumar Bishwas , 
Bhagkohalia , Forbesganj, 
Bihar 


PER JGTC (3THTERUT), 18 340de 


2013 


S .No. Particulars of Number & Name Name & address of the 
Election of the 

candidate 
Constituency 


Reason of 
Disqualification 


4 . 


48 - Forbesganj 


General 
Election to 
the Legislative 
Assembly 2010 
from 
the State of 
Bihar 


Jitendra Roy , 
Ward No . 11 , 
Post Office Road Jogbani, 
Bihar 


Failure to lodge 
any account of 
election expenses 


-do 


56 - Amour 


-do 


13 


-do 


89 - Orai 


-do 


Tukasi Devi, 
Vill - Bangra , 
P .O .-- Majhuakala , 
|Amour, Distt -Purnea, 
Bihar 
Shri Suleman Kha , 
Samanpura Raja Bazar, 
P .O . B . B . College , 
Distt . - Patna , 
Bihar 
Ram Babu Sharma, 
Vill.-Singhwari, 
P .O .Pahshaul,P .S .Katra , 
Distt.-Muzaffarpur, 
Bihar 


-do 


89 - Orai 


-do 


-do 


93 -Kudhani 


-do 


-do 


-do 


Kalmudin , 
VHI + Post- Vaishali , 
Police Station - Vaishali 
Distt Vaishali , 
Bihar 
Mohammad Basir, 
Mohalla - Bari , Karbala, 
P . S .- Town , 
Post+ District Mujaffarpur, 
Bihar 
Pramod Kumar Sharma, 
Vill+ Post, Mahanth 
Maniyari , P . S - Maniyani, 
Distt - Mujaffarpur, 
Bihar . 
Ji Lalit Kumar, 
Moh -Post- Kamaruddinganj 
Biharsharif , PS - Laheri, 
Distt- Nalanda , 
Bihar. 


17 


-do 


do 


-do 


-do 


176 - Nalanda 


- do 


ER JGC (3THTETPUT), 18 37ale 2013 
S .No. Particulars of Number & Name Name & address of the 
Election of the 

candidate 
Constituency 


Reason of 
Disqualification 


209 - Kargahar 


General 
Election to 
the Legislative 
Assembly 2010 
from 
the State of 
Bihar 

-do 


Binde Kumar , 
Vill + Po - Tenduni (Dhibra ) 
PS .- Bikaramganj, Distt 
Rohtas , 
Bihar 


Failure to lodge 
any account of 
election expenses 


209 - Kargahar 


- do 


Sankar Singh , 
Mo.-Nayka Ganw 
Sasaram Nagar, 
Po - Sasaram , 
Ps .- Sasaram , 
Distt - Rohtas, 
Bihar 
Surendra Prasad , 
Vill + Kaoa Khonch , 
Po .-Ghordiha, 
PS .-Kargahar, 
Distt - Rohtas, 
Bihar 


21 


-do - 


-do 


-do 


Yours faithfully , 
R . K . SRIVASTAVA , 

Principal Secretary, 
Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGIC (31HTERUT) 817 - 571 + 400 - STOCouto 

Website : http : // egazette.bih . nic . in 


